निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 481 ) 


5 आषाढ़ 1935 ( श ) 
पटना, बुधवार , 26 जून 2013 


निर्वाचन विभाग 


अधिसूचना 

24 जून 2013 
सं0 ई2 - 1 - 12 / 2003 ( खंड - III) - 40 — बिहार निर्वाचन सेवा के निम्नलिखित अवर निर्वाचन पदाधिकारी को उनके नाम के 
सम्मुख स्तम्भ - 3 में अंकित पदस्थापन स्थान से स्थानान्तरित करते हुए स्तम्भ - 4 में अंकित स्थान पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया 
जाता है: 
क्र0 सं0 | पदाधिकारी का नाम ( गृह वर्तमान पदस्थापन 

नवपदस्थापित कार्यालय का नाम 
जिला / कोटि / क्रमांक / वर्ष ) 


2 


श्री विनय कुमार / भोजपुर 
20 / 2012 


अवर निर्वाचन पदाधिकारी, मुख्यालय, । अवर निर्वाचन पदाधिकारी, महुआ ( वैशाली) 
पटना 


अवर निर्वाचन पदाधिकारी, पूर्णिया 


श्री देवव्रत मिश्रा / सहरसा 
21 / 2012 


| अवर निर्वाचन पदाधिकारी , विक्रमगंज 
( रोहतास ) 


. 


| श्री मनोज कुमार सिंह / मधुबनी 
22 / 2012 


| अवर निर्वाचन पदाधिकारी, मुख्यालय, 
पटना 


अवर निर्वाचन पदाधिकारी, बेगूसराय सदर 


| अवर निर्वाचन पदाधिकारी, पटना 


अवर निर्वाचन पदाधिकारी, सुपौल सदर 


श्री दिनेश लालदास / मधुबनी 
23 / 2012 


अवर निर्वाचन पदाधिकारी, भागलपुर 


| अवर निर्वाचन पदाधिकारी, सहरसा सदर 


श्री राजीव रंजन कुमार / गया 
24 / 2012 


अवर निर्वाचन पदाधिकारी, हवेली खड़गपुर, 


श्री अनिल कुमार राय / रोहतास 
25 / 2012 


अवर निर्वाचन पदाधिकारी, सहरसा 
सदर 


मुंगेर 


श्री अविनाश चन्द्र / वैशाली 
26 / 2012 


अवर निर्वाचन पदाधिकारी, सीतामढ़ी । अवर निर्वाचन पदाधिकारी, रजौली, नवादा 
सदर 


बिहार गजट ( असाधारण ), 26 जून 2013 
क्र0 सं0 | पदाधिकारी का नाम ( गृह 

वर्तमान पदस्थापन 

नवपदस्थापित कार्यालय का नाम 
जिला / कोटि / क्रमांक / वर्ष ) 


2 


4 


श्री रौशन अली / रोहतास 
27 / 2012 


अवर निर्वाचन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर | अवर निर्वाचन पदाधिकारी , टिकारी, गया 
( पूर्वी ) 


अवर निर्वाचन पदाधिकारी, लखीसराय । अवर निर्वाचन पदाधिकारी, किशनगंज सदर 


| श्री अलेन अरविन्द डीन / रांची 

32 / 2012 


अवर निर्वाचन पदाधिकारी, किशनगंज । अवर निर्वाचन पदाधिकारी, लखीसराय 


श्रीमती गुलाब लकड़ा / रांची 
33 / 2012 


श्री मथुरा बराईक / गुमला 
36 / 2012 


अवर निर्वाचन पदाधिकारी, मोतिहारी । अवर निर्वाचन पदाधिकारी , पटना सिटी, पटना 
सदर 


अवर निर्वाचन पदाधिकारी, जमुई 


अवर निर्वाचन पदाधिकारी, सीतामढ़ी सदर 


श्री रामबाबू दास / देवघर 
37 / 2012 


12 


श्री द्वारिका रविदास / चतरा 
39 / 2012 


| अवर निर्वाचन पदाधिकारी, बेगूसराय 


अवर निर्वाचन पदाधिकारी, पटना सदर 


2. उपर्युक्त पदाधिकारी स्थानान्तरण संबंधी अधिसूचना के अनुपालन में अपने नवपदस्थापित पद का प्रभार ग्रहण अधिसूचना 
निर्गत होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अन्दर निश्चित रूप से कर लेंगे तथा प्रभार ग्रहण प्रतिवेदन मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार एवं 
संबंधित सभी कार्यालयों को निश्चित रूप से समर्पित करेंगे । 

3. स्थानान्तरित पदाधिकारियों को निदेशित किया जाता है कि वे अपने वर्तमान पदस्थापन के पद का प्रभार त्यागने के पूर्व 
अपने उत्तरवर्ती पदाधिकारी के लिए कार्यों की अद्यतन स्थिति से संबंधी टिप्पणी ( Note for Successor) बनाकर अनुमंडल पदाधिकारी 
एवं भारग्राही पदाधिकारी को निश्चित रूप से सौंप देंगे । 

4. अनुमंडल पदाधिकारी से अनुरोध है कि बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये संबंधित पदाधिकारी को नव पदस्थापित पद का 
प्रभार ग्रहण करने हेतु अधिसूचना निर्गत होने की तिथि के 10 दिनों के अन्दर निश्चित रूप से विरमित कर देंगे, अन्यथा 10.07.2013 से 
स्वतः विरमित समझे जायेंगे । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

आर० के० प्रसाद, 
संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 481- 571 + 50 -डी०टी०पी० । 

Website : http:// egazette . bih. nic.in 


